निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 338) 


15 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 6 मार्च 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र० 


आदेश 

6 मार्च 2019 
सं० 3 / एम0 - 54 / 2015 - 3060 / सा०प्र० — राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 
सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य 
प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक - 10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है । उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में 
सम्मिलित पदों पर ही , संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन 
किया जा सकता है । 

2. संकल्प की कंडिका - 3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों / कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को संकल्प ज्ञापांक - 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया 
जाता है : 

विभागीय संकल्प संख्या - 10000 दिनांक 10 .07. 15 अनुसूची में 
विभाग का नाम 
सं० 

सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद । 
| कृषि विभाग 

बिहार कृषि सेवा कोटि - 1 ( शष्य ) के 
1. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी 
2. सहायक निदेशक ( शष्य ) प्रक्षेत्र 
3. उप परियोजना निदेशक ( आत्मा ) 
4. सहायक निदेशक ( शष्य ) क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला 
5. सहायक निदेशक ( शष्य ) 
6 . सहायक निदेशक ( शष्य ) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र 
7. सहायक निदेशक ( शष्य) पाट ( जूट ) 
8 . सहायक निदेशक ( शष्य ) भूमि संरक्षण 
9. सहायक निदेशक ( शष्य) बीज प्रमाणन 
10. सहायक निदेशक ( शष्य ) ईख विकास 
11. सहायक निदेशक ( शष्य ) योजना 
12. सहायक निदेशक ( शष्य ) गुड़ विकास 
13. सहायक निदेशक ( शष्य ) व्याधिविद् 
14. सहायक निदेशक ( शष्य ) कीटविद् 
15. सहायक निदेशक ( शष्य ) कृषि विपणन, पाट 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 मार्च 2019 


16. ईख परियोजना पदाधिकारी 
17. परियोजना निदेशक ( आत्मा ) 
| बिहार कृषि सेवा कोटि - 2 ( कृषि अभियंत्रण ) के - 
1. सहायक निदेशक ( कृषि अभियंत्रण ) 
2. सहायक निदेशक ( कृषि अभियंत्रण) पोस्ट हार्वेस्ट 
3. अनुदेशक ( अभियंत्रण ) 
4 . सहायक निदेशक ( कृषि अभियंत्रण ) भूमि संरक्षण 
बिहार कृषि सेवा कोटि - 3 (रसायन ) के 
1. सहायक निदेशक ( रसायन ) 
बिहार कृषि सेवा कोटि - 5 ( पौधा संरक्षण ) के 
1. सहायक निदेशक ( पौ0 सं0 ) 
बिहार कृषि सेवा कोटि - 7 (उद्यान ) के 
1. सहायक निदेशक ( उद्यान), उद्यान विशेषज्ञ 
2. सहायक निदेशक ( उद्यान) / कार्यपालक पदाधिकारी 
3. सहायक निदेशक (उद्यान ), प्रसंस्करण 
4. सहायक निदेशक ( उद्यान ), विपणन 
| बिहार कृषि सेवा कोटि - 8 ( माप तौल ) के 
1. सहायक निदेशक (माप तौल ) 
बिहार कृषि सेवा कोटि - 9 ( सांख्यिकी) के 
1 . सहायक निदेशक ( सांख्यिकी) 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि - 1 ( शष्य ) के 
1. प्रखंड कृषि पदाधिकारी 
2. कृषि निरीक्षक 
3. बीज निरीक्षक 
4. बीज प्रमाणन निरीक्षक 
5. सहायक कृषि पदाधिकारी (रसायन ) 
6. सहायक कृषि पदाधिकारी ( वनस्पति ) 
7. सहायक कृषि पदाधिकारी 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि - 8 निरीक्षक , माप तौल के 
1. निरीक्षक (माप तौल ) 
संयुक्त निदेशक (रसायन ) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला बिहार , 
पटना के क्षेत्राधीन के 
1. सहायक अनुसंधान पदाधिकारी 
2 . प्रयोगशाला सहायक 
3. प्रयोगशाला सेवक 
4. प्रयोगशाला परिचारी 
5. सांख्यिकी सहायक 
6. सांख्यिकी संगणक 
7. क्षेत्र सहायक 
उप निदेशक ( शष्य ) बीज विश्लेषण , बिहार पटना के 
नियंत्रणाधीन के 
1. बीज निरीक्षक 
2. सहायक अनुशंधान पदाधिकारी 
3. बीज तकनीशियन 
4. प्रयोगशाला सहायक 
5. प्रयोगशाला सेवक 
संयुक्त निदेशक ( कृषि अभियंत्रण के अधीन पद ) के 
1 . संधापक 
2 . सहायक संधापक 
3. प्रधान मिस्त्री 
4. फोरमैन 
5. जॉच अनुसंधान सहायक 
6. वरीय जाँच सहायक 
7 . यांत्रिक (मैकेनिकल ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 मार्च 2019 


2. 


पौधा संरक्षण से संबंधित के 
1. पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष 
2. पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक 
3. क्षेत्र परिचालक 
4. कामदार 

1. जीप चालक 
| खान एवं भूतत्व विभाग | क्षेत्रीय कार्यालयों के 

i) आशुटंकक । 
| 3. गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) ( क ) सैनिक कल्याण निदेशालय के 

_ i) निजी सहायक , 
ii) लेखापाल , 

iii) सहायक लेखापाल । 
( ख ) जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के 

i) सहायक लेखापाल , 

ii ) कल्याण व्यवस्थापक । 
| स्वास्थ्य विभाग 

( क ) प्रयोगशाला प्रावैधिक 
( ख ) शल्य कक्ष सहायक 
( ग ) एक्स - रे - टैक्नीशियन 
( घ ) ई0सी0जी0 टेक्नीशियन ( कार्डियोग्राफर ) 
( ङ ) फार्मासिस्ट 
( च ) परिधापक ( ड्रेसर) 
( छ ) स्वच्छता निरीक्षक 
( ज ) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता 

( झ ) पुस्ताकालयाध्यक्ष 
5 . | लघु जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय के 

( क ) निम्नवर्गीय लिपिक 
| भवन निर्माण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय के 

( क) निम्नवर्गीय लिपिक 
| स्थानिक आयुक्त कार्यालय , | ( क ) मोटर साईकिल मैसेन्जर 
नई दिल्ली 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सिविल विमानन निदेशालय के - 

( क ) वरीय हेलिकॉप्टर अभियंता 
उर्दू निदेशालय के - 
( क ) उर्दू अनुवादक , 
( ख ) सहायक उर्दू अनुवादक 


3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक - 10000 दिनांक 
10.07. 2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही 
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । 

आदेश से, 
सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 338 -571 + 10डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette . bih. nic.in 


